सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 आषाढ़ , 19 3 6 ( श० ) 


संख्या 599 राँची, सोमवार , 


7 जुलाई , 2014 ( ई० 


विधि (विधान) विभाग 


अधिसूचना 


7 जुलाई, 2014 


एस० ओ०- 10 ( A)--दिनांक - 7 जुलाई , 2014 बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल न्यायालय 
अधिनियम, 1887 (12, 1887 ) की धारा- 13 की उपधारा-(1 ) और धारा -14 की उपधारा-(1) तथा दंड प्रक्रिया 
संहिता , 1973 (1974 का -2) की धारा-7 की उपधारा-(2) और धारा -9 की उपधाराएँ (1) एवं ( 2) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों का अवक्रमण करते हुए राज्यपाल 
निदेश देते है किः 
1. क ) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग के अधिकार क्षेत्र से अलग कर रामगढ़ जिला 

एवं सत्र खंड का गठन होगा, जो रामगढ़ जिला एवं सत्र खंड के नाम से जाना जाएगा । 
ख ) रामगढ़ जिला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय , रामगढ़ जिला में उद्भूत 

कार्यों के निष्पादन हेतु रामगढ़ में बैठक करेगा, और 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार, 25 फरवरी, 2016 


ग) रामगढ़ जिला के सत्र खंड हेतु सत्र न्यायालय की स्थापना रामगढ़ में की जाएगी और इसका 

मुख्यालय एवं न्यायिक कार्यों का निष्पादन रामगढ़ में होगा । 
2. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी । 


( संचिका संख्या-बी०/ विधि - कोर्ट गठन- क- 10/ 2014/ 1729 / जे० ) 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


बी० बी० मंगलमूर्ति , 
सरकार के सचिव- सह -विधि परामर्शी, 
विधि ( विधान) विभाग, झारखण्ड , राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 25 फरवरी, 2016 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) 599 - 50 | 


